रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


। 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub- section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , जून 26 , 2000 / आषाढ़ 5 , 1922 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26 , 2000 /ASADHA 5 , 1922 


सं . 348 ] 
No. 3481 


- 


- 


- 


- 


- 


गृह मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 6 जून , 2000 


सा . का .नि . 565( अ ). - यत : केन्द्र सरकार इसे समीचीन 
समझती है कि कतिपय स्थानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को 
रोकने के लिए पूर्वोपाय किए जाने चाहिए । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th June, 2000 
G .S . R . 565 ( E ).--- Whereas the Central Government 
considers it expedient that precautions should be taken to 
prevent the entry of unauthorised persons into certain 
places; 

Now , therefore, in exercise ofthe powers conferred 
by sub -clause (d ) of clause (8 ) of section 2 of the Official 
Secrets Act, 1923 ( 19 of 1923 ), the Central Government 
hereby declares the place specified in the Schedule given 
below to be a prohibited place for the purpose of the said 


Act. 


SCHEDULE 


अत: अब शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 ( 1923 का 
19 ) की धारा 2 के खंड ( 8 ) के उप - खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों - 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के 
प्रयोजन हेतु नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट स्थान को प्रतिषिद्ध 
स्थान घोषित करती है । 

तालिका 
स्थान का नाम 

परिक्षेत्र और अन्य विवरण 
नाथपा झाकरी जल -विद्युत हिमाचल प्रदेश के किन्नौर तथा 
परियोजना, जिला किन्नौर शिमला जिलों में विस्तृति नाथपा 
और शिमला, हिमाचल प्रदेश झाकरी जल -विद्युत परियोजना का 

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 


Name of the Place 


Locality 
description 


and 


other 


Nathpa Jhakri Hydroelectric Entire project area of 
Project, Districts Kinnaur Nathpa Jhakri Hydroelectric 
and Shimla of Himachal Project spread over in 
Pradesh . 

Districts Kinnaur and 
Shimla of Himachal 
Pradesh. 


[ सं. 1/ 17017/ 12/ 97 - आईएसयूएस ( डी-- II ) ] 

संगीता गैरोला, संयुक्त सचिव 


[ No. 11/ 17017/12/ 97 -ISUS( D .II)] 
SANGITA GAIROLA , Jt. Secy . 


1766 GI/ 2000 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri,New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 2000 


